ARTNERALL 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /98 


REGD. MAIL.- 33004 / 98 
15 


H - 14 . 


4 . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i ) 


96187 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 133 ] 
No . 133 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 15 , 1999 / फाल्गुन 24, 1920 
NEW DELHI , MONDAY , MARCH 15 , 1999 / PHALGUNA 24, 1920 


संचार मंत्रालय 


के सेवारत किसी न्यायाधीश को प्राधिकरण के मुख्यालय में 

अनुज्ञेय है; 
(ii ) न्यायाधीश के रूप में उसके हक के अनुसार , उसके 

पुनर्नियोजन के समय अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और 
दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा; 


( दूरसंचार विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1999 
सा . का . नि . 209 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , भारतीय दूरसंचार 
विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24 ) की धारा 35 
को उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के 
वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ) नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् : 


( iii ) बाहरी शहरों में सामान्य किराए के संदाय पर केन्द्रीय 

सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिथि गृह या निरीक्षण बंगलों 
में उस वर्ग की , जिसके लिए उच्चतम वर्ग का कोई केन्द्रीय 
सरकार का सेवक पात्र है अस्थायी सरकारी वास सुविधा का 
हकदार होगा; 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक 
( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ) संशोधन 
नियम , 1999 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


(iv ) ऐसा स्थानांतरण यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो 

उच्चतम श्रेणी के किसी केन्द्रीय सरकार के सेवक को 
प्राधिकरण में कार्य ग्रहण करने के लिए गृह निवास से 
मुख्यालय और समनुदेशन की समाप्ति पर मुख्यालय से 
गृह निवास के लिए अनुज्ञेय है ; 


( v ) 


दूरसंचार विभाग के भारसाधक भारत सरकार के मंत्री 
के पूर्व अनुमोदन से विदेश में शासकीय यात्रा करेगा और 
राजनैतिक कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विदेश कार्य मंत्रालय 
से स्वीकृति लेगा; 


2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य 
सदस्यों के वेतन , भते और सेवा की शर्ते ) नियम, 1997 के नियम 3 के 
पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" 4. अध्यक्ष के, यदि वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, निबंधन और 
शर्ते : -- 

जब उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी 
उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति अध्यक्ष के रूप में 
नियुक्त किया जाता है तब वह 

ऐसा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, 

जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय 
806GI/ 99 


( vi ) विदेश के दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ते और होटल 

वास सुविधा की व्यवस्था का हकदार होगा जो भारत सरकार 
की समान श्रेणी के अधिकारियों को लागू केन्द्रीय सरकार 
के अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगे ; 


( vii ) 


केन्द्रीय सरकार के द्वारा समय - समय पर इस प्रयोजन के 
लिए विनिर्दिष्ट दरों पर किराया मुक्त सुसज्जित वास सुविधा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


या उसके स्थान पर उसके वेतन के साढ़े बारह प्रतिशत की 

दर पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा; 
( viii ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम में यथा उपबंधित 

चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार 
होगा तथा उन स्थानों पर जहाँ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा 
स्कीम उपलब्ध नहीं है वह और उसके कुटुम्ब के सदस्य 
भारत सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों को अनुज्ञेय चिकित्सा 

सुविधा के हकदार होंगे ; 
(ix ) सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी 

का हकदार होगा और छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का 
संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के 
नियम 40 द्वारा शासित होगा : परन्तु यह कि वह अपनी 
अनुपस्थिति छुट्टी के बारे में भारत सरकार के दूर संचार 

विभाग के भारसाधक मंत्री को सूचित करता रहेगा; 
( x ) किसी भी समय अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी के 

पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा; 
( xi ) स्वयं के लिए और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए ऐसी 

छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार 
के पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों को अनुज्ञेय है और पात्रता 
वही होगी जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम श्रेणी के किसी 

अधिकारी की है । 
( xii ) ऐसी वाहन सुविधाओं का हकदार होगा जो , यथास्थिति, 

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी सेवारत 

न्यायाधीश को उसके पुनर्नियोजन के समय अनुज्ञेय है ; 
( xiii ) अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान करने का हकदार होगा, 

जो अंशदायी भविष्य निधि नियम द्वारा शासित होगा । 


(ii) ऐसी छुट्टी के हकदार होंगे, जो केन्द्रीय सिविल सेवा 

(छुट्टी) नियम , 1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार के 
पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों को अनुज्ञेय हैं और वह सेवा 
के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का 
भी हकदार होगा; परन्तु यह कि उसकी छुट्टी मंजूर करने 

के लिए सक्षम प्राधिकारी , अध्यक्ष होगा; 
( iii ) केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 

द्वारा शासित अपनी छुट्टी के दौरान वेतन के संदाय का 
हकदार होगा और वह किसी भी समय अपने खाते में जमा 
उपार्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का भी 

हकदार होगा; 
(iv ) अंशदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने का हकदार होगा 

जो अंशदायी भविष्य निधि नियम द्वारा शसित होगा; 
वह दौरे या स्थानान्तरण ( जिसमें प्राधिकरण में पदभार ग्रहण 
करने के लिए की गई यात्रा या प्राधिकरण में अपनी पदावधि 
की समाप्ति के पश्चात् अपने गृह नगर जाने के लिए की गई 
यात्रा भी है ) के समय यात्रा भत्ता और अपने व्यक्तिगत 
सामान को ले जाने के लिए परिवहन भत्ते और दैनिक भत्ते 
का उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जैसे कि वे 
केन्द्रीय सरकार के समूह " क " के अधिकारी को अनुज्ञेय 

वेतन के बराबर है । 
( vi ) केन्द्रीय सरकार के समूह " क " के अधिकारियों के वेतन 

के बराबर लागू दरों पर छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का 

हकदार होगा; 
( vii ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबन्धित चिकित्सीय 

उपचार और अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार 
होगा और जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में 
नहीं है उन स्थानों में सदस्य, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा 
परिचर्या) नियम में यथा उपबंधित रूप से सुविधाएं प्राप्त 

करने का हकदार होगा; 
( viii ) भारत सरकार के दूर संचार विभाग के भारसाधक मंत्री के 

पूर्वानुमोदन से और राजनीतिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर 
विदेश मंत्रालय से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् विदेश 
यात्राएं करने का हकदार होगा तथा ऐसी विदेश यात्रा की 
अवधि के दौरान भारत सरकार के समान श्रेणी के अधिकारियों 
को लागू सरकार के अनुदेशों के अनुसार दैनिक भत्ता और 

होटल वास सुविधा व्यवस्था विनियमित होगी । 
7. अपशिष्ट उपबंध : - यदि अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की 
सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामलों की बाबत इन नियमों में 
कोई प्रत्यक्ष उपबंध नहीं किया गया है , तो वे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय 
सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा सदुपरि, यथास्थिति , अध्यक्ष या किसी 
अन्य सदस्य को केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय लागू होगा । 
8. शिथिल करने की शक्तियों : - केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी 
अन्य सदस्य की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की 
शक्ति होगी । 


5. 


अध्यक्ष के , यदि वह अपनी नियुक्ति से पूर्व सेवारत न्यायाधीश रहा 

हो , निबंधन और शर्ते : -- 


जब उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश या किसी उच्च 
न्यायालय के सेवारत मुख्य न्यायमूर्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया 
जाता है तो उसकी सेवा के निबंधन और शर्ते वही होंगी जो अध्यक्ष के रूप 
में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसे लागू थीं ; परन्तु यह कि अध्यक्ष के रूप में 
उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व न्यायाधीश के रूप में उसकी अधिवर्षिता 
की दशा उसकी शेष पदावधि के लिए उसकी सेवा शर्ते वही होंगी जो 
यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी 
उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति को लागू सेवा के 
निबंधन और शर्ते हैं ; परन्तु यह और कि जहां तक उसकी छुट्टी के 
मामलों का संबंध है, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा 
शासित होगा । 


6 . 


अन्य सदस्यों के निबंधन और शर्ते : 


प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न सदस्य 


(i ) 


उस दर पर नगर प्रसिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने के हकदार 
होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य वेतन पाने 
वाले समूह क अधिकारी को अनुज्ञेय है ; 


[ फा . सं. 1 - 1/94 - टी . सी . ओ. (जिल्द - X ) ] 


गुरदीप सिंह, संयुक्त सचिव 


[ YTT II – Tug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


which shall be regulated in accordance with the 
Central Government instructions as applicable to 

officers of equal grade in the Government of India ; 
(vii) rent free furnished accommodation at the rates 

specified by the Central Government from time 
to time for this purpose or house rent allowance 
at the rate of twelve - and- a- half per cent of his 

pay in lieu thereof; 
(viii) medical treatment and hospital facilities as 

provided in the Central Government Health 
Services Scheme and at places where the Central 
Government Health Services Scheme is not 
available, he and members of his family shall be 
entitled to the medical facility as admissible to 
Cabinet Ministers of the Government of India ; 


MINISTRY OF COMMUNICATION 
( Department of Telecommunication ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th March , 1999 
G .S . R . 209 ( E ).- - In exercise of the powers conferred 
by clause ( a) of sub - section (2 ) of section 35 of the Telecom 
Regulatory Authority of India Act, 1997 (No . 24 of 1997), 
the Central Government hereby makes the following rules , 
to amend the Telecom Rcgulatory Authority of India ( Salaries, 
Allowances and Conditions of Service of Chairperson and 
other Members) Rules 1997 , namely — 

1. ( 1) Those rulesmay be called the Tolecom Regulatory 
Authority of India (Salaries, Allowances and Conditions of 
Service of Chairperson and other Members ) Amendment 
Rules, 1999 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 

2 . In the Telecom Regulatory Authority of India 
( Salaries , Allowances and Conditions of Service of 
Chairperson and other Members) Rules, 1997, after rule 3 , 
the following rules shall be inserted , namely : -- 

" 4 . Terms and conditions of Chairperson if he is a 
retired Judge : 

When a retired Judge of the Supreme Court or a retired 
Chief Justice of a High Court is appointed as Chairperson , 
he shall be entitled to 

(i) receive such city compensatory allowance as 

would be admissible to a serving Judge of the 
Supreme Court or a High Court , as the case inay 

be , at the Headquarters station of the Authority ; 
(ii) receive travelling allowance and daily allowance 

according to his entitlement as a Judge on the 

rates admissible at the time ofhis re -employment; 
( iii ) the facility of temporary Government 

accommodation in guest houses or Inspection 
bungalows run by the Central Government, 
wherever available, on payment of normal rent 
at outstations, of the class to which a Central 
Government servant of the highest claşs is 

eligible ; 
( iv ) receive such transfer travelling allowance as 

admissible to a CentralGovernment servant of the 
highest grade from home-town to Headquarters for 
joining the Authority and from Headquarters to 

home-town at the end of the assignment; 
(v ) undertake official virit. uuroad with the prior 

approval of te Minister of the Governinent of 
Indi in - charge of the Department of 
Telecommunications and clearance from the 
Ministry of External Affairs on the points relating 

to political affairs; 
(vi) daily allowance and pr . 

UVISIOA of hotel 
accommodation during 

che period of tour abroad 


( ix ) thirty days earned leave for every year of service 

and the paymentof leave salary during leave shall 
he governed by rule 40 of Central Civil Services 
(Leave ) Rules, 1972 ; provided that he shall keep 
the Minister of the Government of India in -charge 
of the Department of Telecommunications 

informed abouthis leave of absence ; 
(x ) encashment of fifty per cent of earned leave to his 

credit at any time; 
(xi) such leave travel concession for self and for 

members of his family as admissible to re 
employed pensioners of the Central Government 
and the entitlement shall be that of a officer of 

the highest grade in Central Government; 
(xii) such conveyance facilities as admissible to a 

serving Judge of Supreme Court or a High Court, 
as the case may be , at the time of his re 

employment; 
(xiii ) subscribe to the Contributory Provident Fund 

which shall be governed by the Contributory 
Provident Fund Rules . 


5 . Terms and Conditions of Chairperson if he were a 
serving Judge before his appointment : 

When a serving Judge of the Supreme Court or a 
serving Chief Justice of a High Court is appointed 
as the Chairperson , his tern and commune vi 
service shall be the sam - were applicable to 

Hortonwappointment, as the Chairperson , 
prorth 

.. Jed that in case of his superannuation as a 
judge before the expiry of his term as 
Chairperson , his service shall be the same as the 
term and conditions of service applicable to a 
retired Judge of the Supreme Court or a retired 
Chief Justice of a High Court, as the case may 
be, for the rest of his term ; provided further that 
in so far as his leave matters are concerned , he 
shall be governed by Central Civil Services 
(Leave ) Rules, 1972 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC, 3 (1)] 


6 . Term and Condition of othermembers 

The members other than the Chairperson of the 
authority shall be entitled to . . 

(i) to receive city compensatory allowance at the 

rates admissible to a Group " A " officer drawing 

equivalent pay under the Central Government ; 
( ii ) leave as admissible to re -employed pensioners 

of the Central Government under the Central 
Civil Services (Leavo ) Rules , 1972 and he shall 
also be entitled to thirty days earned leave for 
every year of service provided that the 
Chairperson shall be the authority competent to 

sanction him leave ; 
(iii) paymentof salary during his leave to be governod 

by rule 40 of Central Civil Services (Leave ) 
Rulos, 1972 and he shall also be entitled to 
encashment of fifty per cent of earned leave on 

his credit at any time. 
( iv ) subscribe to the Contributory Provident Fund 

which shall be governed by the Contributory 

Provident Fund Rules ; 
(v ) travelling allowance; daily allowance for 

transportation of personal effects while on tour 
or on transfer ( including the journey undertaken 
to join the Authority or on the expiry of his term 
with the Authority to proceed to his home-town ), 
at the same rates as admissible to Group " A " 
officer of the Central Government drawing 

equivalent pay ; 
( vi) leave travel concession at the same rate 

as applicable to Group “ A ” officers of 
the Central Government drawing equivalent 
pay ; 


(vii) medical treatment and hospital facilities , as 

provided in the Central Government Health 
Scheme and at places where the Central 
Government Health Scheme is not in operation , 
the member shall be entitled to facilities as 
provided in the Central Services (Modical 

Attendance ) Rules; 
(viii) undertake official visits abroad with the prior 

approval of the Minister of the Government of 
India in - charge of the Department of 
Telecommunications and after clearance from 
Ministry of External Affairs on the points 
relating to political affairs and the daily 
allowance and provision of hotel accommodation 
during the period of tour abroad shall be 
regulated in accordance with the Government 
instructions as applicable to officers of equal 

grade in the Government of India . 
7 . Residuary Provision - 

Matters relating to the terms and conditions of service 
of the Chairperson or any other member with respect to which 
no express provision has been made in these rules , shall be 
referred to the Central Government for its decision and the 
decision of the Central Government thereon shall be 
applicable to the Chairperson or the other member, as the 
case may be. 

8 . Powers to relax : - The Central Government shall 
have power to relax any provision of these rules in respect of 
Chairperson or any other member." 


[ F. No. 1- 1/94 - TCO (Vol.X ] 
GURDIP SINGH, Jt . Secy. 


Printed by the Manager, Govt.of India Presy, Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 


